रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 96 


REGD . NO . D . L.. -33004/ 96 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ठ 3 --- उप - खंड ( 1 ) 
PART II -- Section 3 _ Sub -section (i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं०718 ] 
No. 718 ] 


.983 


नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 11, 1996 / अग्रहायण 20 , 1918 
___ NEW DELHI , WEDNESDAY , DECEMBER 11, 1996/ AGRAHAYANA 20 , 1918 


NEW DEL 


जल संसाधन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1996 
का . आ . 862 ( अ ). -.- भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचमा सं . का . आ. 437 ( अ ), दिनांक 2 जून, 1990 द्वारा गठित कावेरी 
जल विवाद अधिकरण में न्यायमूर्ति श्री चित्तातौष मुखर्जी के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप एक रिक्ति उत्पन्न हुई है । 

और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 ( 1956 का 33 ) की धारा 5 क के अधीन उक्त रिक्ति को भरने के 
लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एन. पी. सिंह को नामनिर्दिष्ट किया है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 क के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में 
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना की मद ( i ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् : 


" (i ) न्यायमूर्ति श्री एन. पी. सिंह, 

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 


अध्यक्ष " 


भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उसके नाम में । 


[ फा . सं. 1/9/ 96 - बी . एम. ] 

माता प्रसाद, सचिष 


3054GI/ 96 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[FART II - Sec , 3 (ii)] 


MINISTRY OF WATER RESOURCES 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th Decenibcr, 1996 


S. O . 862 (E ). - Whereas a vacancy has occurred in the Cauvery Water Disputes Tribunal, constituted by the notifica 
tion of the Government of India in the Ministry ofWater Resources No . S . O . 437 (E ) dated the 2nd Junc , 1990 , consequenton 
the resignation of Shri Justice Chittatosh Mookerjee ; 


And whereas, the Chief Justice of India has noniinated Shri Justice N . P . Singh , Judge, Supreme Court to fill the said 
vacancy under section 5A of the Inter- State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956 ); 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by section 4 , read with section 5A of the said Act, the Central 
Government hereby makes the following amendment in the said totification , namely : 


In the said notification , for item (i), the following item shall be substituted, namely : 


" (i) Shri Justice N . P. Singh , 

Judge of the SupremeCourt 


Chairman " 


By order and in the name of the President of India . 


F . No 1 /9 /96 -BM ) 
MATA PRASAD , Secy. 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

And Published by the Controller of Publications, Dolhi-110054 - 1996 


